निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 465 ) 


4 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 25 मई 2018 


सं० अ०स०क० 04 - 03 - H - 02 / 2018 - 49 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


संकल्प 

18 मई 2018 
विषय: अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में अध्ययनरत / आवासित छात्र / छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति 

जागरुक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रतिमाह 1,000 /- (एक हजार ) 
रुपये अनुदान प्रदान करने संबंधी “ मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना " की 

स्वीकृति । 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं को बेड , 
आलमीरा , पठन-पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, पुस्तकालय के लिए मुख्य पुस्तकें , खाना बनाने हेतु बर्तन आदि की सुविधा प्रदान की जा 
रही है । 

2. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/ छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर 
में वृद्धि करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्रावासों में अध्ययनरत / आवासित छात्र/ छात्राओं को छात्रावास अनुदान दिया जाना 
समीचीन है । 

___ 3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान 
योजना ” के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्रावासों में अध्ययनरत / आवासित छात्र / छात्राओं को प्रति छात्र / छात्रा 1000 /-( एक हजार) रुपये 
प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान की स्वीकृति दी जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 25 मई 2018 


4. राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातियों , अन्य पिछड़े वर्गों और 
अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष - 04- अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा उपशीर्ष- 0105 अल्पसंख्यक 
कल्याण अंतरपूर्ति योजना विपत्र कोड- 30 - 2225042770105 -21 सामग्री और आपूर्ति से विकलनीय होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजपत्र के असाधारण अंक में 

प्रकाशित कराया जाय और उसकी प्रति संबंधित विभाग , पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं 
आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो० एस० आई० फैसल , 
विशेष सचिव - सह -निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 465 -571 + 1500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


